रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3578 ] 
No. 3578 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 12082022-238043 


CG - DL - E - 12082022-238043 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


5405 GI / 2022 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 10 , 2022 / श्रावण 19 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , AUGUST 10 , 2022 / SHRAVANA 19 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 अगस्त , 2022 

का . आ . 3746 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1900 ( अ ) . तारीख 21 अप्रैल , 2022 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -56 के 209.230 कि.मी. से 247.700 कि.मी. ( सुल्तानपुर - वाराणसी सेक्शन ) तक के भूखण्ड के 
निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने ) , अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन 30 अप्रैल , 2022 तारीख 
को " हिन्दुस्तान ' और द टाईम्स आफ इन्डिया ' में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


( 1 ) 


2 


1 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -56 के 209.230 कि.मी. से 247.700 कि.मी. तक 
( सुल्तानपुर - वाराणसी खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित और संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 

राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : जौनपुर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


2 

तालुक का नाम : जौनपुर 

गांव का नाम : बैजाबाद 


959 


गांव का नाम : बक्शा 


448 


148 


गांव का नाम : बंदीपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


152 


निजी 


221 


निजी 


190 


गांव का नाम : ब्राह्मणपुर बरखण्डी 

| निजी 


निजी 


3 


निजी 


गांव का नाम : चक जदूदू दुबे 

निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.126 


0.0085 


0.1196 


0.0076 


0.0329 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


0.004 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


सुशीला देवी पत्नी अमरपाल नि 0 स्था 0 
| ( 


भारत राम पुत्र रामराज व सावन पुत्र 
पारसनाथ व चनरा देवी पत्नी पारसनाथ 
व अजय कुमार , तुफानी , विजय पुत्रगण 
अमरनाथ व शांती देवी पत्नी अमरनाथ 

( ) 


शामा देवी पत्नी फूलचन्द , अशर्फी , नन्हकू , 
भैयालाल पुत्रगण बिपत व रविप्रकाश 
सोनकर , लल्लू सोनकर , अनिल कुमार 
सोनकर पुत्रगण फूलचन्द व कैलाशनाथ , 
योगेन्द्र प्रसाद पुत्रगण राजाराम व रज्जी 
पत्नी पंचम व बुदुल पुत्र पंचम नि o गण 
बन्दीपुर व मायादेवी पत्नी अनिल निगम 
व खुश्बू पत्नी राजेश निगम नि 0 बैरीपुर 
( ) 


राजनाथ पुत्र रामदेव नि 0 स्था 0 

| ( 


राजाराम पुत्र रामलखन नि ० स्था 0 

( ) 


दिनेश कुमार , सुरेश कुमार , मुकेश पुत्रगण 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


गांव का नाम : डेरापुर 


202 


गांव का नाम : हौज 


303 Me 


98 


| निजी 


गांव का नाम : इब्राहिमाबाद 


| निजी 


| 470 


गांव का नाम : इज़री 


103 


निजी 


सरकारी 

गांव का नाम : लखमीपुर 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


आबादी 


कृषि 


0.006 


0.1394 


0.00225 


0.087 


0.0223 


बालमुकुन्द व ज्ञानी देवी पत्नी बालमुकुन्द 
व जयनाथ पुत्र तुलसी व चिन्ता देवी पत्नी 
राजनाथ व विनोद कुमार , प्रमोद कुमार 
पुत्रगण राजनाथ नि 0 स्था 0 

( ) 


विजयशंकर , सभाराज पुत्रगण बंशराज व 
गंगादेई पत्नी बंशराज व रामचन्दर , 
इन्द्रजीत , रामजीत पुत्रगण बहादुर व 
बुधिराज , अभयराज , सूबेदार पुत्रगण 
जगनन्दन व रामआसरे , चन्द्रशेखर , 


सुभाषचन्द्र पुत्रगण रामअधार व राजदेव , 

राजनाथ , सभाराज , सभानाथ पुत्रगण 


शिवहरख व धनरा पत्नी शिवहरख नि ० 


ग्राम 


3 


0 


| सरजू प्रसाद पुत्र भगवान दास व 

सुबाषचन्द , सुरेशकुमार , अवधेशकुमार , 

सुरेन्द्र प्रताप पुत्रगण सरजू प्रसाद नि 0 
राजेपुर 
| 0 


शंकर पुत्र जानकी व अनारकली पत्नी बाढू 
व राजपति , श्याम बहादुर राजबहादुर 
पुत्रगण लालजी नि O गण चकमिर्जापुर 

( 


उत्तर प्रदेश सरकार 

( 


ललित कुमार , 

रंजीत कुमार पुत्रगण 
रामफेर व सोनिया देवी पत्नी रामफेर 

नि 0 ग्राम 

( ) 


4 


12 


13 


14 


15 


16 


105 


207 


548 


गांव का नाम : लखमीपुर 


180 


207 


17 208 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गांव का नाम : महिमापुर डीह 


18 214 


निजी 


19 304 


निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.019 


0.048 


0.002 


0.032 


0.006 


0.008 


0.012 


0.0234 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


नायब , राजकुमार पुत्रगण बहादुर व 
चनरादेवी पत्नी बहादुर नि 0 स्था 0 
0 


दिनेश कुमार , रामपाल , सुरेश कुमार , 
भोेलाशंकर पुत्रगण रामअधार व 
ओमप्रकाश , शिवप्रकाश , जयप्रकाश 
पुत्रगण रामरेखा व परमेश्वर पुत्र 
शम्भूदयाल व धर्मावती पत्नी शम्भू दयाल 
नि O गण रैभानीपुर व चन्द्रकान्त पुत्र 
कैलाशनाथ व कलावती पत्नी कैलाशनाथ 
नि 0 ग्राम 

( 


शीतला प्रसाद , कमला प्रसाद पुत्रगण 
पदारथ व विजेन्द्र , मुन्नालाल , नन्हकू 
पुत्रगण गौरी शंकर व धनपत्ती पत्नी 
गौरीशंकर नि ० ग्राम 

( 


जिलेदार , हवलदार , उमाशंकर , रमाशंकर , 
चन्द्रमा पुत्रगण राजपति नि 0 ग्राम 

| ( 


मुंशीराम पुत्र रामकिशोर नि ० स्था 0 

0 


रामकुमार पुत्र भुलई व विजय बहादुर पुत्र 
रामदुलार व भगौती प्रसाद , ललित 
नरायन , सुरेश चन्द्र पुत्रगण कैलाशनाथ व 
हंसा देवी पत्नी कैलाशनाथ नि 0 स्था 0 

| ( ) 


| रामस्वारथ , दयाराम , पारसनाथ पुत्रगण 

मुरली नि 0 ग्राम 
( ) 


राजपत , रत्तीराम लालता प्रसाद , कामता 
प्रसाद पुत्रगण रामचन्दर नि 0 ग्राम व 

श्रीमती उम्मतुल फातमं पत्नी मो 0 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


20 


21 


22 


23 


24 


गांव का नाम : महरूपुर 


453 


गांव का नाम : मोहम्मदपुर 


223/753 निजी 


निजी 


गांव का नाम : परसरामपुर 


355 


| 339 


गांव का नाम : फूलपुर 


340 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.022 


0.003 


0.016 


0.0178 


0.0109 


जफर व मुजफ्फरुल हुसेन पुत्र मो ० सइद 
नि 0 महमदपुर व खेरुनिशा पत्नी मो 0 
याशीन नि 0 महिमापुर व राशिद अली 
पुत्र सिराजुद्दीन नि ० दक्खिनपट्टी व 
हरीलाल पुत्र कुंजल नि 0 ग्राम व 
तिलकधारी पुत्र सीताराम नि ० बरैपट्टी व 
उर्मिला पत्नी शोभनाथ व वशीम हैदर , 
शमशीर हैदर , शमीम हैदर , समीर हैदर , 
शानू हैदर पुत्रगण एजाज हुशैन नि 0 
दक्खिन पट्टी व दिनेश मौर्य पुत्र 
रामनरायण व श्रीमती प्रमीला पत्नी महेन्द्र 
प्रताप नि गण महिमापुुर डीह 

0 


5 


राजदेव , श्यामदेव , वासुदेव , अमरदेव , 
समरदेव , सकलदेव पुत्रगण लौटू व सुखदेई 
पत्नी लौटू नि 0 स्था 0 

( 


श्रीमती अमरावती पत्नी शान्ताराम नि 0 
बर्रेपट्टी व नूरजहा ॰ पत्नी फैरुद्दीन नि o 

स्था 0 

( 


दुर्गावती पत्नी पारसनाथ व करुणाकर , 
सूर्यकांत पुत्रगण पारसनाथ व राजेन्द्र 
प्रताप सिंह पुत्र स्व 0 रामलखन सिंह नि 0 

स्था 0 

0 


दयाराम पुत्र जैराम नि 0 ग्राम व अरविन्द 
कुमार पुत्र फुलचन्द नि 0 सैदनपुर 

0 


सरफराज हुसैन , वारिस हुसैन , पुत्रगण 

नासिर हुसैन नि 0 स्था 0 


6 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


गांव का नाम : पूरा रामजी 


201 


305 


गांव का नाम : रैभानीपुर 

निजी 


367 


गांव का नाम : राम राय पट्टी 

निजी 


गांव का नाम : सवंशा 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


319 


324 


गांव का नाम : शिवापार 


133 


निजी 


निजी 


| निजी 


गांव का नाम : सिहिपुर 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.012 


0.01 


0.0622 


0.02 


0.001 


0.0014 


0.032 


( ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


( क ) जयनाथ पुत्र गंगा , प्रेमनाथ , 
विजयनाथ , स्वतंत्रनाथ पुत्रगण जगरनाथ 
व वरफवती देवी पत्नी जगरनाथ व 
भोलानाथ जितेन्द्रनाथ पुत्रगण विश्वम्भर 
व आशीष पुत्र शोभनाथ व मंजू देवी पत्नी 
दिवाकर उपाध्याय व कुसुम देवी पत्नी 
सुधाकर उपाध्याय व पल्लवी पत्नी 
पंकजमणि उपाध्याय व रोशनी पत्नी 
रविशंकर उपाध्याय नि O गण सवन्साध 
( ख ) श्रीमती मनभावती पुत्री झल्लर पत्नी 
रामनाथ व सुखराम , रामसमुझ , पोलू 
पुत्रगण झल्लर नि 0 ग्राम 

( ) 


जैे राम पुत्र चैथी नि ० स्था 0 

| 0 


सुरसत्ती देवी पत्नी रामअधार नि 0 ग्राम 

( ) 


राम अवध पुत्र छंगु व धनरा देवी पत्नी 
छंगू नि 0 स्था 0 
( 


संदीप कुमार पुत्र कैलाश नाथ नि 0 ग्राम 

| ( 


संदीप कुमार पुत्र कैलाशनाथ नि 0 स्था 0 
0 


सन्तोष पुत्र बाबूराम व सतना देवी पत्नी 
स्व 0 बाबूराम व गयाराम , गंगाराम 
पुत्रगण सिधारी नि ० चकमहान व उमेश 
कुमार , दिनेश कुमार , विनोद कुमार 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


32 


33 


1 


N 


12 


4 


गांव का नाम : संगुलपुर 

निजी 


LO 


761 


गांव का नाम : उमरपुर 


4 


तालुक का नाम : केराकत 

गांव का नाम : असबरनपुर 


181 


3 183 


182 


185 


निजी 


222 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0076 


0.005 


0.0286 


0.0086 


0.0327 


0.0074 


0.0342 


पुत्रगण दयाराम व धनराजी पत्नी दयाराम 
नि 0 स्था 0 व सुनील यादव , सुरेन्दर 
यादव , अशोक यादव , वीरेन्दर यादव 

पुत्रगण मयाराम न ०० ग्राम चकमहान 

0 


चन्द्रकेश पुत्र लुटुर नि ० स्था 0 

0 


रामसजीवन , रामनिरंजन पुत्रगण 
विश्वनाथ व विद्या पत्नी भीमसेन व संजीव 
पुत्र भीमसेन व सुमित पुत्र हरिश्चन्द्र व 
कमलेश , राजेश , राकेश पुत्रगण 
रामनरायन व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नर व 
शकुन्तला देवी पत्नी मुन्नर व अरविन्द , 
सर्वेश पुत्रगण रामजीत व मनरा देवी पत्नी 
रामजीत नि ० गण स्था 0 

0 


7 


बंशी पुत्र लोदी व राजेश कुमार , बाबूलाल 
पुत्रगण सन्तू व चिरवजी देवी पत्नी सन्तु 
| नि 0 स्था 0 

0 


रमदेई पत्नी बच्चा नि ० स्था 0 

0 


श्रीराम पुत्र सरजू व दिलीप , राजकुमार 
पुत्रगण सीताराम व बल्ली देवी पत्नी 
सीताराम नि O गण स्था 0 


| ( ) 

अशोक पत्र परसोत्तम व जयकिशन पुत्र 
लक्खी नि 0 स्थानीय 

| ( ) 

झिगुरी पुत्र मोतीराम व आशीष कुमार , 

गौतम कुमार , आदर्श कुमार पुत्रगण 


8 


6 


7 


8 


19 


गांव का नाम : भवनाथपुर 


64 


गांव का नाम : छतारी 


489 


879 


गांव का नाम : मकरा 


915 


निजी 


10 26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


11 386 


निजी 


गांव का नाम : रेहटी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0177 


0.0353 


0.0083 


0.0009 


0.0104 


0.0345 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


बाबाराम व राजकुमार , संजयकुमार , 
गोविन्द , करिया पुत्रगण दसरथ व शारदा 

| देवी पत्नी दसरथ नि O गण स्था 0 

( ) 


दयाशंकर , रामआसरे पुत्रगण सुक्खू नि ० 

स्था 0 

| ( ) 


कमलेश कुमार , 

कैलाशनाथ पुत्रगण खझई 

व सोनराजी पत्नी खझई नि गण ग्राम 


नन्दलाल पुत्र नरोत्तम नि ० स्था 0 

( 

धर्मेन्द्र , महेन्द्र , विनोद , जयकुमार पुत्रगण 
शारदा नि O गण स्था 0 

( 


राममिलन , रामराज , चानिका प्रसाद 
पुत्रगण गंगा व रामदेव , द्वारिका पुत्रगण 
मुनेस्सर व पृथ्वीराज , मनीराम , अशोक 
कुमार पुत्रगण संगा नि O गण ग्राम 

0 


राजेश कुमार सिंह , राकेश कुमार सिंह 
पुत्रगण रामनिहोर व देवेन्द्र कुमार , धर्मेन्द्र 
| कुमार पुत्रगण सीताराम व इद्रावती देवी 
पत्नी सीताराम व रामखेलावन पुत्र 
सुखराम व रामदास पुत्र बजरंगबली व 
रामसूरत , प्रमोद , राममूरत पुत्रगण 
हरिहर नि गण ग्राम व रीता सिंह पत्नी 
जयप्रकाश सिंह नि 0 अशोक विहार फेज -1 
एच.एन. 18 / 116 पी0-1 कामाख्या नगर 
सारंग तालाब वाराणसी व मशीउल्ला पुत्र 
अब्दुल मजीद नि 0 गण ग्राम 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


12 588 


13 


776 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


0.0166 


0.0196 


1.18165 


( ) 

शोभा , मेवालाल पुत्रगण अनुरुप व 

रामसिंह , रामशीष पुत्रगण बचई व 

विमला देवी पत्नी बचई व मुदरी देवी 
पत्नी बाबा नि O गण स्था 0 

0 


मीरा देवी पत्नी प्रनव नि 0 स्था 

( ) 


9 


कुल 

[ फा . सं . NHAI / 13011 / 01 / 2011 / NH - 56 , LA - Notif / BOT - PIU - Varanasi / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th August , 2022 

S.O. 3746 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 1900 ( E ) dated 21st April , 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 11 , Section 
3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH - 56 on the stretch of land from Km . 209.230 to Km . 247.700 ( Sultanpur - Varanasi Section ) in the 
district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Hindustan " and " The Times of 
India ” both dated 30.04.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


10 


State : UTTAR PRADESH 

SI . 

No. 


1 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of 
land from Km . 209.230 to Km . 247.700 ( Sultanpur - Varanasi Section ) of National Highway No - 56 in the State 
of Uttar Pradesh . 


2 


3 


4 

5 


6 


7 


8 


1 


Survey 
Number 


448 


Taluk : Jaunpur 

Village : Baiza Bad 

959 

Village : Baksha 


148 


2 


190 


Village : Bandipur 


202 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Type of Land 


Private 


Village : Hauj 

303 Me 


Private 


Private 


Village : Brahmanpur Barkhandi 

152 

221 

Village : Chak Jaddu Dubey 


Village : Derapur 


Private 

Private 


Private 


Private 


3 


Private 


SCHEDULE 


District : JAUNPUR 

Nature of 
Land 


4 


Agricultural 0.126 


Area in 
Hectare 


Agricultural 0.0085 


Agricultural 0.1196 


Agricultural 
Agricultural 


Agricultural 


0.0076 
0.0329 


Agricultural 0.004 


0.006 


Agricultural 0.1394 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Sushila Devi W / o Amarpal R / o Local 


Bharatram S / o Ramraj & Sawan S / o 
Parasnath & Chanra Devi W / o 
Parasnath & Ajay Kumar , Tufani , Vijay 
S / o Amarnath & Santi Devi W / o 
Amarnath R / o Village 


Shama Devi W / o Fulchand , Asharfi ] 
Nanhku , Bhaiyalal S / o Bipat & 
Raviprakash Sonkar , Lallu Sonkar , Anil 
Kumar Sonkar S / o Fulchand & 
Kailashnath , Yogendra Prasad S / o 
Rajaram & Rajji Devi W / o Pancham & 
Budul S / o Pancham R / o Bandipur & 
Maya Devi W / o Anil Nigam , Khusbu 
W / o Rajesh Nigam R / o Bairipur 


Rajnath S / o Ramdev R / o Village 
Rajaram S / o Ramlakhan R / o Village 


Dinesh Kumar , Suresh Kumar , Mukesh 
Kumar S / o Balmukund & Gyani Devi 
W / o Balmukund & Jainath S / o Tulsi & 
Chinta Devi W / o Rajnath & Vinod 
Kumar , Pramod Kumar S / o Rajnath R / o 
Village 


Vijayshankar , Sabharaj S / o Bansraj & 
Gangadei W / o Bansraj & Ram chandar , 

Indrajit , Ramjit S / o Bahadur & 

Budhiraj , Abhairaj , Subedar S / o 
Jagnandan & Ramasre , Chandra 
Shekhar , Subhashchandra S / o 
Ramadhar & Rajdev , Rajnath , Sabharaj , 
Sabhanath S / o Shivharakh & Dhanra 
W / o Shiv Harakh R / o Local 


Sarju Prasad S / o Bhagwandas & 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


Village : Ibrahimabad 


98 


Village : Izari 

470 

Village : Lakhmipur 


103 


105 


207 


548 


180 


207 


Private 


Village : Lakhmipur 


208 


18 214 


Government 


19 304 


Private 


Village : Mahimapur Deeh 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agricultural 


Abadi 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


0.00225 


0.087 


Agricultural 


0.0223 


Agricultural 0.002 


Agricultural 


0.019 


Agricultural 0.032 


0.048 


Agricultural 0.008 


0.006 


0.012 


0.0234 


11 


Subashchandra , Suresh Kumar , 

Awadhesh Kumar , Surendra Pratap S / o 
Sarju Prasad R / o Rajepur 


Shankar S / o Janki & Anarkali W / o 
Badhu & Rajpati , Shyam Bahadur , Raj 
Bahadur S / o Lalji R / o Chak Mirjapur 


Government of Uttar Pradesh 


Lalit Kumar , Ranjit Kumar S / o Ramfer 
& Soniya Devi W / o Ramfer R / o Local 
Nayab , Rajkumar S / o Bahadur & 
Chanra Devi W / o Bahadur R / o Local 
Dinesh Kumar , Rampal , Suresh 
Kumar , Bholashankar S / o Ramadhar & 
Omprakash , Shivprakash , Jai prakash 
S / o Ramrekha & Parmeshwar S / o 
Shambhu Dayal & Dharmawati W / o 
Shambhu Dayal R / o Raibhanipur & 
Chandrakant S / o Kailashnath & 
Kalawati W / o Kailashnath R / o Village 


Shitla Prasad , Kamla Prasad S / o 
Padarath & Vijendar , Munnalal , 
Nanhku S / o Gaurishankar & Dhanpatti 
W / o Gaurishankar R / o Local 


Jiledar , Hawaldar , Umashankar , 
Ramashankar , Chandrama S / o Rajpati 
R / o Village 


Munshiram S / o Ramkishor R / o Local 
Ramkumar S / o Bhulaee & Vijay 
Bahadur S / o Ramdular & Bhagauti 
Prasad , Lalit Narayan , Suresh Chandar 
S / o Kailashnath & Hansha Devi W / o 
Kailashnath R / o Local 


Ramswarath , Dayaram , Parasnath S / o 
Murli R / o Village 


Rajpat , Rattiram , Lalta Prasad , Kamta 
Prasad S / o Ramchandar R / o Village . & 
Smt . Ummtul Fatma W / o Md . Jafar & 
Mujffarul Shusen S / o Md . Saeed R / o 
Mahmoodpur & Kherunisha W / o Md . 
Yashin R / o Mahimapur & Rashid Ali 
S / o Sirajudding R / o Dakhinpatti & 
Harilal S / o Kunjal R / o Vill , & 
Tilakdhari S / o Sitaram R / o Barrepatti . 
& Urmila W / o Shobhanath & Washim 
Haidar , Shamshir Haidar , Shamim 
Haidar , Samir Haidar , Shanu Haidar S / o 
Azaj Hussain R / o Dakkhinpatti & 
Dinesh Maurya S / o Ramnarayan & 


12 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


Village : Mahroopur 


453 


223/753 


Village : Mohammadpur 


355 


Village : Parasrampur 


339 


340 


Village : Phoolpur 


201 


367 


Private 


Village : Pura Ramji 


30 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


319 


Private 


Village : Raibhanipur 

305 


324 


Private 

Village : Ramrai Patti 


Village : Sihipur 


Private 


133 


Private 


Village : Sawansa 


Private 


Village : Shivapar 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Agricultural 0.022 


Agricultural 0.003 


Agricultural 0.016 


Agricultural 0.0178 


Agricultural 0.0109 


Agricultural 0.012 


Agricultural 0.01 


Agricultural 0.0622 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


0.02 


0.001 


0.0014 


Agricultural 0.032 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Smt . Pramila W / o Mahendra Pratap R / o 
Mahimapur dih 


Rajdev , Shyamdev , Vasudev , Amardev , 
Samardev , Sakaldev S / o Lautu & 
Sukhdei W / o Lautu R / o Local 


Smt . Amrawati W / o Shantaram R / o 
Barrepatti & Nurjahan W / o Fairuddin 
R / o Local 


Durgawati W / o Parasnath & Karunakar , 
Suryakant S / o Parasnath & Rajendar 
Pratap Singh S / o Lt. Ramlakhan R / o 
Local 


Dayaram S / o Jairam R / o Local & 
Arvind Kumar S / o Phoolchand R / o 
Saidanpur 


Sarfraj hussain , Varis Husain S / o Nasir 
Hussain R / o Local 


( K ) Jainath S / o Ganga & Premnath | 
Vijaynath , Swatantranath S / o Jagarnath 
& Smt . Varfawati Devi W / o Jagarnath 
& Bholanath , Jitendranath S / o 
Vishwambhar & Ashish S / o Sheshnth 
& Manjudevi W / o Diwakar , Kusumdevi 
W / o Sudhakar , Pallawi W / o 
Pankajmani & Rosani W / o Ravishankar 
Upadhyai R / o Savansa . ( Kh ) Smt . 
Manbhawati D / o Jhallar W / o Ramnath 
& Sukhram , Ramsamujh , Polu S / o 
Jhallar R / o Village 


Jairam S / o Chauthi R / o Local 


Smt . Sursatti W / o Ramadhar R / o 
Village 


Ramawadh S / o Chhangu & Dhanra 
Devi W / o Chhangu R / o Local 


Sandip Kumar S / o Kailashnath R / o 
Local 


Sandip Kumar S / o Kailashnath R / o 
Local 


Santos Kumar S / o Baburam & Satna 
Devi W / o Lt. Baburam & Gayaram , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


32 


33 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


Village : Sungulpur 

761 

Village : Umarpur 


4 


181 


Taluk : Kerakat 

Village : Asbaranpur 


182 


183 


185 


222 


64 


489 


Village : Makra 

879 


Private 


915 


Private 


Village : Rehti 


Village : Bhawnathpur 


26 


Private 


Private 


Private 


Village : Chhatari 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agricultural 0.0076 


Agricultural 0.005 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 0.0327 


Agricultural 


0.0286 


0.0086 


0.0074 


Agricultural 


0.0342 


Agricultural 0.0177 


Agricultural 0.0353 


Agricultural 0.0083 

Agricultural 


0.0009 


0.0104 


Gangaram S / o Sidhari & Umesh 
Kumar , Dinesh Kumar , Vinod Kumar 
S / o Dayaram & Dhanraji Devi W / o 
Daya Ram R / o Local & Sunil Yadav , 
Surendar Yadav , Ashok Yadav , 
Virendar Yadav S / o Mayaram R / o 
Chakmahan 


Chandrakesh S / o Luttur R / o Local 


Ramsajiwan , Ramniranjan S / o 
Vishwnath & Vidya W / o Bhimsen & 
Sanjiv S / o Bhimsen & Sumit S / o 
Harishchandra & Kamlesh , Rajesh , 
Rakesh S / o Ramnarayan & Surendra 
Kumar S / o Munnar & Shankuntla Devi 
W / oMunnar & Arvind , Sarvesh S / o 
Ramjit & Manra Devi W / o Ramjit R / o 
Local 


13 


Banshi S / o Lodi & Rajesh Kumar , 
Badulal S / o Santu & Chirauji Devi W / o 
Santu R / o Local 


Ramdei W / o Bacha R / o Local 

Shriram S / o Sarju & Dilip , Rajkumar 
S / o Sitaram & Balli Devi W / o Sitaram 
R / o Local 


Ashok S / o Parsottam & Jaikishan S / o 
Lakkhi R / o Local 


Jhiguri S / o Motiram & Ashish Kumar , 
Gautam Kumar , Adarsh Kumar S / o 
Babaram & Rajkumar , Sanjai Kumar , 
Govind , Kariya S / o Dasarath & Sharda 
Devi W / o Dasarath R / o Local 


Dayashankar , Ramasare S / o Sukkhu 
R / o Village 


Kamlesh Kumar , Kailashnath S / o 
Khajhai & Sonraji W / o Khajhai R / o 
Village . 


Nandlal S / o Narottam R / o Local 
Dharmendra , Mahendra , Vinod , 
Jaikumar S / o Sharda R / o Local 


Rammilan , Ramraj , Chanika Prasad S / o 
Ganga & Ramdev , Dwarika S / o 
Munessar & Prithwiraj , Maniram , 
Ashok Kumar R / o Sanga R / o Local 


14 


11 386 


12 588 


13 


776 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Agricultural 0.0345 


Agricultural 


0.0166 


Agricultural 0.0196 

TOTAL 

1.18165 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Rajesh Kumar Singh , Rakesh Kumar 
Singh S / o Ramnihor & Devendra 
Kumar , Dharmendra Kumar S / o 
Sitaram & Indrawati Devi W / o Sita 
Ram & Ram Khelawan S / o Sukhram & 
Ramdas S / o Bajrangbali & Ramsurat , 
Pramod , Rammurat S / o Harihar R / o 
Village & Rith Singh W / o Jaiprakash 
Singh R / o Ashok Vihar Phase - 1 , HN 
18 / 116P - 1 Kamakhya Nagar Sarang 
Talab Varanasi & Mashiulla S / o Abdul 
Majid R / o Local 


Shobha , Mewalal S / o Anurup & 
Ramsingh , Ramashish S / o Bachei & 
Vimla Devi W / o Bachei & Mudri Devi 
W / o Baba R / o Local 

Mira Devi W / o Pranaw R / o Local 


[ F. No. NHAI / 13011 / 01 / 2011 / NH - 56 , LA - Notif / BOT - PIU - Varanasi / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2022.08.12 16:15:12 + 05'30 ' 


